निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ 1933 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 1 फरवरी 2012 


( सं ० पटना 48 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी 2012 


सं0 22 / नि ० सि ०( वीर0)-07-13 / 2006 / 81- श्री विजय कुमार सिन्हा, (निलंबित) कार्यपालक अभियन्ता , 
पश्चिमी कोशी तटबंध प्रमण्डल , निर्मली के द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती 
गयी अनियमितताओं की जॉच उड़नदस्ता से करायी गयी । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त योजनाओं 
का कार्य असंतोषप्रद एवं विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं पाये जाने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार 
सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 261, दिनांक 20.3.07 से श्री विजय कुमार सिन्हा, को निलंबित करते हुए 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -17 के तहत विभागीय कार्यवाही 
संकल्प - सह - ज्ञाप सं0 350, दिनांक 10.4.07 से संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार एवं विभागीय स्तर पर की गयी । सम्यक 
समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त 
करने का निर्णय लिया गया है । 

सरकार का उक्त निर्णय विभागीय अधिसूचना सं0 1085 , दिनांक 26.8.11 द्वारा श्री विजय कुमार सिन्हा को 
संसूचित किया गया । 

उक्त आदेश के क्रम में महालेखाकार ( ले० एवं ह 0) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा श्री सिन्हा के 
निलंबन अवधि 20.3.07 से 25.8.11 को क्या माना जाय तथा इस अवधि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश आदेयता 
की गणना में शामिल किया जाना है अथवा नहीं इस पर विभागीय निर्णय / स्वीकृति की अपेक्षा की गयी है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 फरवरी 2012 
उक्त के आलोक में मामले की समीक्षा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि श्री विजय कुमार सिन्हा 
सेवा -निवृत कार्यपालक अभियन्ता का निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मानी जायेगी एवं पूर्ण वेतनादि देय होगा । 
निलंबन अवधि में प्राप्त की गई भत्ता का समायोजन करने के बाद शेष राशि का भुगतान होगा । 

सरकार का उक्त निर्णय श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया 
जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


भरत झा , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 48-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


